निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 721 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 जुलाई 2015 


सं० 3 - ए - 2 - वे०पु० -06/ 2011- 5798 -वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

1 जुलाई 2015 
विषयः — बिहार विधानमंडल के प्रतिवेदक संवर्ग के वेतनमान तथा संवर्ग संरचना के मामले पर अनुशंसा 

देने हेतु पुनर्विचार समिति के गठन के सम्बन्ध में । 

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 491 / 2002 में दिनांक 19 / 04 / 2014 को पारित आदेश के आलोक में 
बिहार विधानमंडल के प्रतिवेदक संवर्ग के वेतनमान एवं संवर्ग संरचना के मामले पर अनुशंसा देने हेतु 
संकल्प सं0 11525 , दिनांक 09 / 12 / 2014 के द्वारा पुनर्विचार समिति का गठन किया गया । समिति 
को अपनी अनुशंसा 19 / 05 / 2015 तक समर्पित करनी थी । किन्तु वादीगण के दावे पर बिहार 
विधानसभा का मंतव्य प्राप्त नहीं होने एवं समिति के माननीय अध्यक्ष के अवकाश में रहने के कारण 
समिति द्वारा अनुशंसा निर्धारित अवधि में समर्पित नहीं की जा सकी । 

__ अतएव , उपुर्यक्त स्थिति को देखते हुए न्यायादेश के अनुरूप सम्यक् अनुशंसा समर्पित करने हेतु 
पुनर्विचार समिति का कार्यकाल दिनांक 15 / 07/ 2015 तक विस्तारित किया जाता है । 

समिति अपनी अनुशंसा इस निर्धारित अवधि में सरकार को समर्पित कर देगी । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के 
अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


07 / 2015 तक विस्तारित 


अपनी अनुशंसा इस 


आदेश. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 721-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


